निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 ज्येष्ठ 1932 ( श ) 
पटना, बुधवार , 16 जून 2010 


( सं० पटना 375 ) 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

24 मई 2010 
सं0 22 / नि0सिo( भाग०) - 9 - 8 / 2009 / 814 – श्री गिरिधारी प्रसाद , तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता , 
ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल , शेखपुरा जिन्हें ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना 
सं0 - ग्रा0वि0 - 7 / वि0प्रा0 - का0आ0नि0 - 01 / 2006 - 14102 दिनांक 23 दिसम्बर 2006 द्वारा दिनांक 14 नवम्बर 2006 
के प्रभाव से निलंबित किया गया एवं उनके कारावास से मुक्त होने के उपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग ( पूर्व नामित 
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ) बिहार पटना के पत्र सं0 - 3 / एम0 - 162 / 05 का0 - 773 , दिनांक 27 मार्च 
2006 की कंडिका - 2 की उप कंडिका - 3 में निर्धारित प्रावधान के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग , बिहार, पटना 
की अधिसूचना सं0 - ग्र0 वि0 - 7 / वि0 प्र0 का0 अ0 नि0 - 01 / 06 - 11784 दिनांक 30 नवम्बर 2007 द्वारा पूर्ववत् 
निलंबित रखने का निर्णय लिया गया है, को उनके दिनांक 31 जनवरी 2008 को सेवानिवृत हो जाने के कारण 
सेवानिवृति की तिथि अर्थात दिनांक 31 जनवरी 2008 के भूतलक्षी प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है । 

( 2) श्री प्रसाद के विरूद्व विभागीय कार्यवाही संचालित करने के पूर्व के निर्णय को बिहार पेंशन नियमावली 
के नियम - 43बी0 में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है । 

( 3 ) श्री प्रसाद के निलंबन अवधि के वेतन के संबंध में निर्णय विभागीय कार्यवाही एवं माननीय न्यायालय 
के न्यायादेश के उपरान्त लिया जायेगा । परन्तु निलंबन अवधि की गणना पेंशन प्रदायी दावा के लिये किया जायेगा । 
( 4 ) श्री प्रसाद के विरूद्व विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शशि भूषण तिवारी, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 375 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


